. 


... 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 169 राँची , शनिवार 

21 मार्च, 2 0 15 ( ई० ) 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 

18 मार्च, 2015 
संख्या - 07/कृ0वि0प0- 40 /2015 .....905 -- कृ0 विभागीय अधिसूचना सं0- 216 दिनांक 
20 जनवरी , 15 द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति , खूटी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नव 
निर्वाचित/मनोनित एवं नाम निर्देशित किये गये थे, जिसके क्रम सं0-14 में अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के स्थान 
पर अनुमण्डल पदाधिकारी , खूटी पढ़ा जाय । 
शेष कंडिका यथावत् रहेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुलसे बखला , 
संयुक्त सचिव-सह- निदेशक (प्रशासन ) 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 16 9 - 5 0 + 100 । 


